. 


. . 


. . 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

6 आश्विन , 1938 ( श०) 
राँची, बुधवार 

28 सितम्बर, 2016 ( ई० ) 

विषय- सूची 


संख्या 30 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 459- 468 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान -सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


460 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 28 सितम्बर , 2016 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

24 मई , 2016 
संख्या - कार्मिक -01 / 2015 -1218 /वि०स०-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान - सभा के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र 
सं०- 17 ( गोड्डा) से निर्वाचित सदस्य श्री अमित कुमार मंडल ने अध्यक्षीय कायालय में दिनांक 
23 मई , 2016 को 04: 00 बजे अप० में विधान - सभा सदस्य के रूप में हिन्दी भाषा में शपथ 
ग्रहण किया । 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


अधिसूचना 
28 जून , 2016 


संख्या- 02स्था०- 36 /11- 1616/वि०स०-- श्री सुबोध झा , अवर सचिव , झारखण्ड विधान- सभा, राँची 
की आयु 60 ( आठ) वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 73 के अनुसरण में 
श्री झा को 30 जून , 2016 के अप० से सेवानिवृत किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 

किरण सुमन बखला , 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


461 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 28 सितम्बर , 2016 

झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
21 सितम्बर, 2016 


संख्या -01स्था०-09 /14- 2297/वि०स०--एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि सभा- सचिवालय के अधिसूचना संख्या - 01 स्था०- 09 / 2014-1366, दिनांक 
3 जून , 2016 के क्रम संख्या- 42 पुस्तकालय अनुचर , 78-ट्रेजरी सरकार, 79-दफ्तरी, 80 - अभिलेखवाह 
एवं 81 - जमादार के सम्मुख कॉलम -7 ( अभियुक्ति ) में " राज्य सरकार के समूह " घ " के अनुरूप किया 
जाता है । 
(II ) उक्त पदधारकों का पदनाम बना रहेगा, किन्तु आवश्यकतानुसार सभा - सचिवालय इन कर्मियों 

को समूह " घ" के किसी अन्य पद पर समायोजन कर कार्य ले सकेगी । 


(III) 


पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-01 स्था०-09 / 2014-1366 , दिनांक 3 जून , 2016 को इस 
हदतक संशोधित समझा जाय । 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


हरेन्द्र कुमार साह, 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा , राँची । 


462 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 28 सितम्बर , 2016 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

16 सितम्बर, 2016 
संख्या -4/नि०सं०- 12- 133/ 2014 का .- 8006-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती पूनम 
अनामिका नाग, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरायकेला को दिनांक 1 अगस्त, 2016 से 
28 जनवरी, 2017 तक मातृत्व अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभागीय 
संकल्प सं०-997, दिनांक 1 जुलाई, 2010 तथा संकल्प सं०-551, दिनांक 1 मार्च, 2007 के आलोक 
में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 
20 सितम्बर, 2016 


संख्या -13 / वरीय नि० सं० - 55 / 2016 का० - 8128 - श्री श्याम नन्दन तिवारी , अपर न्यायायुक्त 
VIII, राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के 
नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 
प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू . 500 /- ( पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतनवृद्धि की 
स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री तिवारी की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल , 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


463 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 28 सितम्बर , 2016 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

20 सितम्बर, 2016 
संख्या-13/ वरीय नि० सं०-51/ 2016 का०-8129 -- श्री राजीव आनन्द , जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश-II, लोहरदगा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती,नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू. 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र ) की वेतनवृद्धि की 
स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री आनन्द की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल , 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 

21 सितम्बर, 2016 
संख्या- 13 / वरीय नि० सं०- 56 / 2016 का० - 8186 -- श्री अनिल कुमार पाण्डेय , जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश-III , लातेहार को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम -7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र ) 
की वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है | 


2. श्री पाण्डेय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल , 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


464 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 28 सितम्बर , 2016 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
21 सितम्बर, 2016 


संख्या- 13 / वरीय नि० सं०- 53 / 2016 का० - 8187 -- श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी, अपर न्यायायुक्त- XII , 
राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 2001 के 
नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 
प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र ) की वेतनवृद्धि की 
स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्रीमती त्रिपाठी की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
21 सितम्बर , 2016 


संख्या- 13 / वरीय नि० सं०-46/ 2016 का०- 8188 -- श्री अरविन्द कुमार नं०-1, जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश-III, चतरा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू . 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र ) 
की वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है | 

2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


465 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 28 सितम्बर , 2016 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

21 सितम्बर , 2016 
संख्या-13/ वरीय नि० सं०-52/ 2016 का०- 8189 -- श्री बीरेश कुमार , जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश-III, गढ़वा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 
2001 के नियम -7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद 
पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू . 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतनवृद्धि की 
स्वीकृति दी जाती है । 

__ 2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल, 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


अधिसूचना 

__ 21 सितम्बर , 2016 
संख्या - 13 / वरीय नि० सं० -54 / 2016 का०-8190 -- श्री संजय कुमार उपाध्याय , जिला एवं अपर 
सत्र न्यायाधीश-II, पलामू, डाल्टनगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम -7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र ) 
की वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री उपाध्याय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 8 अप्रैल , 2016 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 

उमेश चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


466 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 28 सितम्बर , 2016 


प्रकाशनार्थ सूचना 
___ मैं SOURABHEYA KUMAR पिता SRI JAYANT KUMAR शपथ पत्र सं० 3514 दिनांक 
18 मार्च, 2016 के अनुसार SOURABHEYA KUMAR VIKRAM के नाम से जाना जाऊँगा । 

___ SOURABHEYA KUMAR एवं SOURABHEYA KUMAR VIKRAM दोनों एक ही व्यक्ति 
का नाम है । 

RESIDENT OF — QR .NO .CD / 58 /SECT-III, 
H .E .C . COLONY, DHURWA, P.S. DHURWA , 
DIST _ RANCHI 
STATE -- JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं KISLAY पिता FUL JHA शपथ पत्र सं० 782 दिनांक 4 जुलाई, 2016 के अनुसार 
KISLAY JHA के नाम से जाना जाऊँगा | 

KISLAY एवं KISLAY JHA दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 


RESIDENT OF _ B - 10 , LANE NO - 2 
KUNJ VIHAR , ARGORA 
DIST _ RANCHI 
STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं RAVI KUMAR AGARWAL पिता GOURI SHANKAR AGARWAL शपथ पत्र सं० 
1191 दिनांक 17 मार्च, 2016 के अनुसार RAVINDRA KUMAR AGARWAL के नाम से जाना 
जाऊँगा । 

RAVI KUMAR AGARWAL एवं RAVINDRA KUMAR AGARWAL दोनों एक ही व्यक्ति 
का नाम है । 

RESIDENT OF _ PATRATOLI KANKE, 
P. O . + P. S . KANKE, 
DIST _ RANCHI 
STATE - JHARKHAND 


467 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 28 सितम्बर , 2016 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं शाह अमानुल्लाह पिता एस . के. अहमद शपथ पत्र सं० 1006 दिनांक 12 अगस्त , 2016 
के अनुसार मेरी बेटी का CBSC बोर्ड के सर्टीफिकेट में मेरा नाम गलती से मो . अमानुल्लाह लिखा 
गया है । जबकि मेरा सही नाम शाह अमानुल्लाह है । 
___ मो . अमानुल्लाह ( MD. AMANULLAH) एवं शाह अमानुल्लाह (SHAH AMANULLAH) दोनों 
एक ही व्यक्ति का नाम है | 

RESIDENT OF _ VILLAGE - AZAD BASTI, 
MISSION GROUND C /O DR . ASHRAF ALAM , 
NEAR ST. JOHN S SCHOOL 
P . O . + P . S . - LOWER BAZAR , 
DIST _ RANCHI 
STATE - JHARKHAND 


- - - - - - - - - - - - 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं DIKSHA पिता RAM PRATAP SINGH शपथ पत्र सं० 842 दिनांक 9 जुलाई , 2016 के 
अनुसार DIKSHA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 
__ DIKSHA एवं DIKSHA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF _ 941 / 07 , ROAD NO . 3 , 
NEAR KHAJURIA TALAB DWARIKAPURIPURI, 
LOWER CHUTIA 
P. O . GPO, 
DIST _ RANCHI 
STATE - JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं RITI पिता SHYAM KISHORE PRASAD SINGH शपथ पत्र सं० 6711 दिनांक 8 जुलाई , 
2015 के अनुसार RITI SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

RITI एवं RITI SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT OF — QR . NO - 2296 , SECTOR -4 /D , 
P. 0 - SECTOR- 4 , 
P. S.- B. S . CITY, 
DIST _ BOKARO 
STATE — JHARKHAND 


468 


Şir qug dG1C (HTERUT) 


al 28 


dtak, 2016 


प्रकाशनार्थ सूचना 


I PRABHAT ORAON son of LATE CHEGAS TOPPO declare that name of my 
father has been wrongly written as CHEGA ORAON in my 10th and 10 + 2th class 
educationl certificate . Affidavit no 2519 dated 8 August , 2016 . The actual and correct 
name of my father is CHEGAS TOPPO respectively which may be amended 
accordingly . 


Permanent Address- Vill + P . O .-Nagra , 

P . S .-Mandar , 
District-Ranchi, 
State - Jharkhand. 


Present Address - New Laxmi Nagar, 

P . O .-Hehal, 
P .S .-Pandra OP, 
District -Ranchi 
State - Jharkhand . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

SIR QUE JHT (HTERUT) 30 – 50 | 


